निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 627 ) 


30 अग्रहायण 1931 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 21 दिसम्बर 2009 


श्रम संसाधन विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

__ 10 दिसम्बर 2009 
एस0ओ0 292 , दिनांक 21 दिसम्बर 2009 — बिहार , विधान परिषद सचिवालय के पत्र संख्या 
वि०प०वि0 - 09 / 98 - 2665 (3 )/ वि०प० , दिनांक 12 अक्तूबर 2009 के द्वारा माननीय सभापति बिहार विधान 
परिषद के मनोनयन पर निम्नांकित माननीय स०वि०प० को बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के प्रतिनिधि सदस्य 
के रूप में दिनांक 12 अक्तूबर 2009 के प्रभाव से आयोग की शेष अवधि तक के लिए मनोनित किया 
जाता है : 


क्र० सं० 
1 


नाम स्थायी पता 

स्थानीय पता 
श्री राजवंशी सिंह , ग्राम - नया टोला देहरिया , पो0 - फ्लैट नं0 - 179 एवं 180 
माननीय स०वि०प० । देहरिया मिल , थाना एवं जिला - आर0 ब्लॉक , पटना । 

कटिहार पिन - 854105 । 


श्री मनोज कुमार सिंह , ग्राम - पो0 - प्रतापपुर, थाना - हुसैनगंज , फ्लैट सं0 - एफ / 103 
माननीय स०वि०प० । जिला - सिवान । 

दरोगा प्रसाद राय पथ , पटना । 


( सं0 1 / सी0एल0 - 1019 / 99 ( खंड - 3 ) श्र0सं0 - 4545 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

नंदजी राम, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 627 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


